पंजीकरण संख्या - यू० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 ई 0 ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -39 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


475-478 


1500 


671-675 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


... 


975 


|| 


975 


1425 


475 - क 


476 


उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर , 2016 ई० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 

05 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 1670 / XX- 3-2016-13(31 )2016- श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम , 
1946 ( अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा -6 के अनुसरण में जनपद नैनीताल के थाना रामनगर पर 
पंजीकृत प्र० सू० रि 0 सं0-276 / 2013 धारा 365 भा 0 द0 वि 0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या 
सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं 
तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष 
पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से , 

विनोद शर्मा, 


सचिव । 


In pursuance of the provisions ofClause (3) of Article 348 of" the Constitution of The India”, theGovernor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1670/XX ( 3)-2016-13(31)2016 , 
Dehradun dated September 05 , 2016 for generalinformation : 


NOTIFICATION 

September 05 , 2016 
No. 1670/ XX (3)-2016-13(31 ) 2016 -- In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special 
Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946 ), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to 
accord consent to the extention of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police 
Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation ofcase Crime No. 276/2013 u /s 
365 IPC registerd at Police Station Ramnager, District Nainital, Uttarakhand the above mentioned offence 
and any other offence of offences commited in the course of the same transaction or/and arising out of the 
same facts of the said case . 


By Order and in the Name of the Governor of Uttarakhand, 


VINOD SHARMA, 
Secretary, Home. 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

06 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 06 / नो ० एफ 0 / XXXVI(1)/ 2016-01 नो 0 एफ 0 / 2002 - नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या-53, 
सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय , श्री मदन सिंह नेगी, अधिवक्ता 
-को -दिनांक - 06-09-2016 - से - अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील मुख्यालय रूद्रप्रयाग में नोटरी -नियुक्त 


477 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2016 ई ० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत् ) 
करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश 
देते हैं कि श्री मदन सिंह नेगी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट 
किया जाय । 


आज्ञा से , 


आलोक कुमार वर्मा, 
सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी । 


In pursuance of the provisions of Clause (3 ) ofArticle 348 of "the Constitution of The India ", the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 06 /No - F /XXXVI(1)/2016-01 
No. F /2002 , Dehradun dated September 06 , 2016 . 


NOTIFICATION 

Appointment 

September 06 , 2016 
No. 06 /No-F /XXXVI(1)/2016-01 No. F /2002-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952 ), the Governoris pleased to appoint Mr. Madan Singh Negi, Advocate 
as Notary for a period of five years with effect from 06-09-2016 for Tehsil Headquater Rudraprayag and in exercise 
of the powers conferred by sub - rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of 
Mr. Madan Singh Negibe entered in the register of Notariesmaintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


ALOK KUMAR VERMA , 

Secretary,Law- cum-L.R. 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

अधिसूचना 

विज्ञप्ति 

02 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1674 / X-1-2016-04(19)/ 2006 टी 0 सी 0 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त 
श्री श्याम सुन्दर वैश्य , वन क्षेत्राधिकारी को वन विभाग में राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक , 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उक्तानुसार पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर 
रहेंगे । यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति 
प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन कार्मिक द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है , तो 
उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । 


- 


आज्ञा से , 
आर० के ० तोमर 
संयुक्त सचिव । 


[भाग 1 


478 


उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर, 2016 ई ० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत्) 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

05 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1061 / XXXI (4)16-06( विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री रामस्वरूप उनियाल, निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव वेतनमान ₹ 15,600-39,100 
ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 
01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री रामस्वरूप उनियाल अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती 
के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार 
ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगें । 

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य 
कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों 
को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

प्रभारी सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0 ) 39 हिन्दी गजट / 453 – भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की। 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 ई ० ( आश्विन 02 , 1938 शक सम्वत्) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OFUTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


September 2nd, 2016 
No. 246 /UHC /XIV -a /51/Admin.A /2012 --Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Jr. Div .), Almora, is hereby sanctioned 
earned leave for 12 days w.e.f. 16.08.2016 to 27.08.2016 with permission to prefix 13th , 14th and 15th August 2016 
as public holidays. 


By Order ofHon ble the Administrative Judge, 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार गढ़वाल 

आदेश 

26 अगस्त , 2016 ई ० 
पत्र संख्या 578 / सा ० प्रशा० / लाइसेन्स - निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 15 टीए -0135 टैक्सी 
कैब- का - चालन -दिनांक- 05-05-2016 को ट्रैफिक पुलिस देहरादून द्वारा वाहन संचालन खतरनाक तरीके से कराना 
व रेड लाईट जम्प करने आदि अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण ट्रैफिक पुलिस देहरादून 
द्वारा चालक श्री सन्दीप सिंह पुत्र श्री ललित मोहन सुभाष बाजार दुगड्डा कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल जिसका 
लाइसेन्स संख्या यूके 1520100007023 है जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की 
संस्तुति की गई है । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 348 / सा ०प्रशा0 / लाई - नोटिस / 
2016-17 दिनांक 13-07-2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 04-08-2016 को सुनवाई 
हेतु कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा लाइसेन्स धारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया 
है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुये भविष्य में ऐसा च करने की घोषणा की गई । 


671 - ख 


[ भाग 1 - क 


672 


उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2016 ई ० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत् ) 


लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्सिग 
अधिकारी के रूप मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यूके 1520100007023 
को दिनांक 10-08-2016 से दिनांक 09-11-2016 तक 03 माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 


आदेश 

26 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्र संख्या 579 / सा ० प्रशा o / लाइसेन्स –निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 15 टी 0 ए0-0140 ऑटो 
रिक्शा का चालन दिनांक 20-06-2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन में 04 के सापेक्ष 
09 सवारी बैठी है चालक कैबिन में 02 अतिरिक्त सवारी बैठी है वाहन चालक द्वारा वाहन का संचालन खतरनाक ढंग 
से किया जा रहा आदि अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
कोटद्वार द्वारा चालक श्री भगत सिंह पुत्र श्री खुशहाल सिंह रावत , निवासी ग्राम मवाकोट कोटद्वार लैन्सडौन , 
जिला पौड़ी गढ़वाल जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520100005859 है जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है 
जिसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 
320 / सा ०प्रशा0 / लाई - नोटिस / 2016-17 दिनांक 06-07-2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 
04-08-2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुये तथा लाइसेन्स धारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुये भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्सिग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520100005859 को दिनांक 10-08-2016 से दिनांक 09-11-2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 


सुरेन्द्र कुमार, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

कोटद्वार गढ़वाल । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन ) रुड़की, जि 0 हरिद्वार 

कार्यालय आदेश 

01 सितम्बर, 2016 ई ० 
सं 0 183 / कर पंजीयन / UP14D 5844 / 2015-16 - वाहन संख्या UP140 5844 बस मॉडल 1995, इस 
कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं 0 359350DUQ109949 , इंजन नं 0 697D28DUQ115156 है , वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण होने एवं वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन के समस्त 
प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/12/2014 को समर्पण कराये गये हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट 
कटवाकर कार्यालय में सहा० सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन 
चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , शैलेश तिवारी, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन), रुड़की, मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं ० 
UP14D 5844 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


भाग 1 

1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर , 2016 ई 0 ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत्) 


673 


कार्यालय आदेश 

01 सितम्बर, 2016 ई ० 
सं 0 184 / कर पंजीयन / HP19 1539 / 2015-16 - वाहन संख्या HP19 1539 बस, मॉडल 1995, इस कार्यालय 
में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं 0 359350MNQ127149, इंजन नं 0 697D28MVQ137889 है, वाहन स्वामी द्वारा वाहन 
की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण होने एवं वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन के समस्त प्रपत्र इस 
कार्यालय में दिनांक 31/03/2015 को समर्पण कराये गये हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कटवाकर 
कार्यालय में सहा० सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन चिन्ह 
निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , शैलेश तिवारी, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन), रुड़की, मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं 0 
HP19 1539 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


01 सितम्बर, 2016 ई ० 
सं 0 185 / कर पंजीयन / UA08G 9601 / 2015-16 - वाहन संख्या UA08G 9601 बस, मॉडल 1995, इस 
कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं 0 359350MUQ740606, इंजन नं 0 697D28MUQ517124 है, वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण होने एवं वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन के समस्त 
प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/06/2015 को समर्पण कराये गये हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट 
कटवाकर कार्यालय में सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन 
चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , शैलेश तिवारी, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन), रुड़की, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं 0 
UA08G 9601 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

शैलेश तिवारी, 
सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रुड़की, जि 0 हरिद्वार । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

03 सितम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक 2072 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6X- 9276 / 2016- वाहन संख्या UK06X-9276, मॉडल 2012, चेसिस 
संख्या MALA351ALCM094606E तथा इंजन नं 0 G3HACM080658, कार्यालय में मौ0 सारिक मलिक पुत्र श्री अबरार अहमद , 
निवासी छोटी मस्जिद , वार्ड नं 0 06, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
27.08.2016 को आवेदन करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो 
गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06X -9276 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MALA351ALCM094606E तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


674 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 24 सितम्बर, 2016 ई ० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 


03 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2073 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / UKOON -4642 / 2016-वाहन संख्या UK06N-4642 . 

मॉडल 2009 . 

चेसिस 
संख्या MA3FKEB2S00226610 तथा इंजन नं 0 D13A1337678 , कार्यालय में श्री बरिन्दर सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह , 
निवासी ग्राम पैयपुरा, खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.08.2016 को 
आवेदन करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गया है, जो मार्ग 
में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6N-4642 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MA3FKEB2S00226610 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


-पत्र 


03 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2086 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UA06G-4923 / 2016- वाहन संख्या UA06G-4923, मॉडल 2006 . चेसिस 
संख्या 65L16103 तथा इंजन नं 0 A6J50916, कार्यालय में श्री चन्दन भट्ट पुत्र श्री विद्या सागर , निवासी म0 नं 0 57 . 
ग्राम छतरपुर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 20.07.2016 को आवेदन 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / परमिट जारी नहीं हुआ 
आदि आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06G -4923 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 65L16103 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून 

विज्ञप्ति 

02 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 3107 / रा ० प०-3 - चक 0 सं 0 / 2013 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व विभाग , देहरादून के शासनादेश 
संख्या-68 / XVIII(III) / 2016-03( 07 ) / 2016, दिनांक 21.03.2016 से प्राप्त शासन की अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश / 
उत्तराखण्ड, चकबंदी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र 0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए.. मैं , विजय कुमार ढौंडियाल, संचालक, चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून , एतद्वारा 
विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की 
के अग्रसारित 19 ग्रामों में चकबंदी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं । 


675 


जनपद 


1 . 


2 . 


बघेडी महावतपुर 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 24 सितम्बर , 2016 ई ० ( आश्विन 02, 1938 शक सम्वत् ) 
क्र ० सं ० ग्राम का नाम 

परगना 

तहसील 
कुमराडी 

मंगलौर 

रुड़की 
बस्वाखेडी 

मंगलौर 

रुड़की 
3 . नारायणपुर 

मंगलौर 

रुड़की 
4 . अमरपुरकाजी 

भगवानपुर 

रुड़की 
5 . खजूरी 

भगवानपुर 

रुड़की 
6 . ज्लालपुर डाडा 

भगवानपुर 

रुड़की 
7 . 

रुड़की 

रुड़की 
8 . काजीबास 

भगवानपुर 

रुड़की 
9 . श्री नन्हेडा अनन्तपुर 

भगवानपुर 

रुड़की 
10 . गदरजुड्डा 

मंगलौर 

रुड़की 
11 . ब्रहमपुर 

रुड़की 

रुड़की 
12. 

रुड़की 

रुड़की 
13. ठसका 

मंगलौर 

रुड़की 
14. 

रुड़की 

रुड़की 
15. 

मंगलौर 

रुड़की 
16 . बेलडा अहतमाल 

रुड़की 

रुड़की 
17. फिरोजपुर 

मंगलौर 

रुड़की 
18 . 

मंगलौर 

रुड़की 
19 . अब्दुलहसनपुर उर्फ घिसरपडी 

मंगलौर 

रुड़की 


हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 


अहमदपुर खेडी 


टोडा कल्याणपुर 
बालकी युसुफपुर 


कोटवाल आलमपुर 


विजय कुमार ढौंडियाल , 

संचालक चकबंदी, 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 39 हिन्दी गजट / 453 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


